निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1034) पटना , बुधवार , 7 दिसम्बर 2016 


वित्त विभाग 


- - - - - 


___ अधिसूचना 

7 दिसम्बर 2016 
सं० - एम - 4 - 12 / 2015 ( खंड )- 9331 /वि० — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283( 2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली , 1950 ( समय- समय पर यथा संशोधित ) 
के नियम - 131ग एवं 131घ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ 
( 1 ) यह नियमावली बिहार वित्त ( संशोधन ) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरत प्रवृत होगी । । 

2 . बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम - 131ग के प्रावधान में प्रयुक्त अंक , कोष्ठक एवं 
शब्द " ₹15, 000 / - ( पन्द्रह हजार रूपये ) मात्र " को अंक , कोष्ठक एवं शब्द " ₹50, 000 / - (पचास हजार 
रूपये ) मात्र " द्वारा तथा नियम - 131घ के प्रावधान में प्रयुक्त अंक , कोष्ठक एवं शब्द “ प्रत्येक अवसर 
पर ₹15, 000 / - ( पन्द्रह हजार रूपये) मात्र से अधिक तथा ₹2, 00, 000 / - ( दो लाख रूपये ) मात्र तक " 
को अंक , कोष्ठक एवं शब्द “ प्रत्येक अवसर पर ₹50 , 000/ - (पचास हजार रूपये ) मात्र से अधिक तथा 
₹5 , 00 , 000 / - ( पाँच लाख रूपये) मात्र तक " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 

सचिव ( व्यय )। 
The 7th December 2016 
No.- M -4 - 12 / 2015 (Part )-9331/F . — In exercise of the powers conferred under Article 
283 (2 ) of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following 
Rules to amend the Bihar Financial Rules, 1950 Rule 131C and 131D 
( as amended from time to time): 


ट 


PER JGIC ( 31HTERUT) , 7 


Pantech 


2016 


1 . Short title, extent and commencement 
( 1) These may be called The Bihar Financial (Amendment) Rule , 2016 . 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . The figures, brackets and words " 15 ,000 / - (Rupees Fifteen Thousand) only " used 
in Rule 131C of Bihar Financial Rule , 1950 shall be substituted by the figures, brackets and 
word " * 50 ,000 /- (Rupees Fifty Thousand ) only ." and " * 15 ,000 / - (Rupees Fifteen Thousand ) 
only and upto " * 2 ,00 , 000 / - (Rupees Two Lakh ) only on each occasion " used in Rule 131D 
shall be substituted by the figures, brackets and word " 50 , 000 /- (Rupees Fifty Thousand) 
only and upto " F5 ,00 ,000 / - (Rupees Five Lakh ) only on each occasion " 

By order of the Governor of Bihar, 

Rahul Singh , 
Secretary ( Expenditure ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT) 1034 – 571 + 10 - stochodto i 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


